निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


____ 15 ज्येष्ठ 1939 ( श0 ) 
पटना, सोमवार , 5 जून 2017 


( सं0 पटना 486 ) 


निगरानी विभाग 


अधिसूचना 

1 जून 2017 
सं० नि० वि० / गृह - 235 / 2016 - 2272 - सारण जिला में बालू खनन , भण्डारण एवं परिवहन में व्याप्त 
भ्रष्टाचार की सघन एवं स्वतंत्र जाँच निगरानी विभाग, बिहार, पटना से कराये जाने के राज्य सरकार के निर्णय के 
आलोक में मामले की जाँच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से करायी गयी । जाँच के क्रम में यह पाया गया कि संबंधित मामले 
में डोरीगंज थाना काण्ड संख्या - 131 / 2016 दिनांक 04.10. 2016 दर्ज किया गया है । निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त 
जाँच प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि डोरीगंज थाना काण्ड सं० 
131 / 2016 दिनांक 04.10. 2016 का अग्रतर अनुसंधान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से कराया जाय । 

अतः अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए तत्काल प्रभाव से डोरीगंज थाना काण्ड संख्या 131 / 2016 
दिनांक 04. 10.2016 के अधिग्रहण, अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण हेतु निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुनील कुमार सिंह, 
संयुक्त सचिव (विधि) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 486 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


